द श 

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 

सत्यमेव 

मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 

क्रमांक 327 ] 

भोपाल , सोमवार , दिनांक 20 जून 2022 - ज्येष्ठ 30 , शक 1944 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 
" निर्वाचन भवन 

58 , अरेरा हिल्स , भोपाल ( म . प्र . ) - 462011 

अधिसूचना 

भोपाल , दिनांक 20 जून 2022 

क्र . एफ -53 NN - 03-2022- पाँच - 943. – मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 45 के 
उपबंध के अनुसरण में , एतद्द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् नरवर , जिला - शिवपुरी के माह मार्च , 2022 
में कराये गये अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पद के आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं : 

निर्वाचित व्यक्ति का नाम 

दल से सम्बद्धता 

क्र . 

पद 

नगर परिषद् का नाम , 
जिले का नाम सहित 
( 2 ) 

( 1 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

1. नगर परिषद् नरवर , 

श्रीमति पदमा संदीप माहेश्वरी 

भारतीय जनता पार्टी 

अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 

जिला - शिवपुरी 

ऊषा पत्नि विजेन्द्र सिंह गुर्जर 

भारतीय जनता पार्टी 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार , 

हस्ता ./ 

( राकेश सिंह ) 

सचिव , 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल . 

653 

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022 . 


● 


